निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 माघ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 143 ) पटना , वृहस्पवितार , 15 फरवरी 2018 


गृह विभाग (विशेष शाखा ) 


अधिसूचना 

9 फरवरी 2018 
सं० जी / वी0आई0पी0 - 01 - 05 / 2017 - 1164 - बिहार विशेष सुरक्षा ग्रुप अधिनियम, 2000 ( अधिनियम 
संख्या - 8 / 2000 ) की धारा - 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल विशेष सुरक्षा ग्रुप के 
गठन , उक्त ग्रुप में नियुक्ति की रीति एवं सेवाशर्तों को विनियमित करने तथा उससे आनुषंगिक एवं संबंधित विषयों के 
लिए बिहार विशेष सुरक्षा ग्रुप (नियुक्ति एवं सेवाशर्ते ) नियमावली, 2000 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) में संशोधन 
करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ 
(1) यह नियमावली बिहार विशेष सुरक्षा ग्रुप (नियुक्ति एवं सेवाशर्ते) ( संशोधन) नियमावली, 2018 

कहलायेगी । 

इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 

2. बिहार विशेष सुरक्षा ग्रुप (नियुक्ति एवं सेवाशर्ते ) नियमावली, 2000 के नियम - 5 का उपनियम (4 ) 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
"( 4) ग्रुप में प्रतिष्ठापन के लिए ऊपरी आयु - सीमा निम्नलिखित होगी : 
पुलिस उपाधीक्षक 

- 45 वर्ष 
पुलिस निरीक्षक / सहायक पुलिस अवर निरीक्षक / हवलदार 

- 48 वर्ष 
पुलिस अवर निरीक्षक 

- 45 वर्ष 
सिपाही 

- 30 वर्ष 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अमित कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


( 2 ) 


-No+ 


विहार- अमित कुमो आदेश से 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 फरवरी 2018 


9 फरवरी 2018 
सं० जी / वी0आई0पी0 - 01 - 05 / 2017 - 1164 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा पारित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड - 3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अमित कुमार , 

सरकार के विशेष सचिव । 
The 9th February 2018 
NO . जी / वी0आई0पी0 - 01 - 05 / 2017 - 1164 — In exercise of the powers conferred by section-16 
of the Bihar Special Security Group Act, 2000 (Act. 8 of 2000 ) the Governor of Bihar is pleased to 
make the following rules to amend the Bihar Special Security Group ( Appointment and Conditions 
of Service ) Rules , 2000 (as amended from time to time) for constitution of Special Security Group , 
regulating the manner of appointment and conditions of service of the said group and matters 
incidental and related thereto : 

1 . Short title , extent and commencement 
( 1) These rules may be called the Bihar Special Security Group (Appointment and 

conditions of service ) ( Amendment ) Rules, 2018 . 
( 2 ) It shall extend to the whole state of Bihar. 
( 3 ) It shall come into force at once. 

2. Sub -rule (4 ) of rule -5 of the Bihar Special Security Group ( Appointment and conditions 
of service) Rules , 2000 , shall besubstituted by the following : 
“ (4 ) Upper age - limit for induction into the Group shall be the following : 
Deputy Superintendent of Police - 

- 45 Years . 
Inspector/Assistant Sub -Inspector of Police /Hawaldar - 48 Years . 
3 . Sub -Inspector of Police 

- 45 Years . 
4 . Constable 

- 30 Years . " 
By order of the Governor of Bihar , 

___ AMIT KUMAR, 
Special Secretary to the Government. 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 143 -571 +50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


